रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


ART 
. 


LI 


934 


M 


. 


। 


-- 


. 
. 


. 


. 


. . . 


rr. 


14 
. 


: . 


. . 


Wha 


I. . 


. 


+ 


: 


सामेब जगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , अक्तूबर 10 , 2015 / आश्विन 18 , 1937 
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 10, 2015/ASVINA 18 , 1937 


सं . 2200 ] 
No. 2200] 


कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) 

आदेश 

नई दिल्ली , 10 अक्तूबर , 2015 
का . आ .2776 ( अ). केंद्रीय सरकार, अनिवार्य वस्तु अधिनियम , 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए ऊवर्रक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-- 
1 . (i) इस आदेश का संक्षिप्त नाम ऊवर्रक (नियंत्रण ) चौथा संशोधन आदेश, 2015 है । 

(ii ) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 
2. ऊवर्रक (नियंत्रण ) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में ,-- 
(i) उक्त आदेश के खंड 8 में उपखंड ( 3) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-- 
" 4 इस आदेश के अधीन किसी आवेदक को प्राधिकरण पत्र अनुदत्त नहीं किया जाएगा सिवाय जब तब आवेदक निम्नलिखित अर्हताएं 
रखता हों , अर्थात् :-- 

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में विज्ञान स्नातक ; या 
( ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन में विज्ञान स्नातक ; या 
(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में डिप्लोमा ; या 
(iv ) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान ( एमएएनएजीई), राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान ( एनआईपीएचएम ) और अन्य 

सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थानों से न्यूनतम छह मास की अवधि का कृषि इनपुट में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : 
परंतु ऐसे डीलर , जिन्हें ऊवर्रक (नियंत्रण ) चौथा संशोधन आदेश , 2015 के प्रवृत्त होने से पूर्व प्राधिकरण पत्र अनुदत्त किया गया है, से 
उनके प्राधिकरण पत्र के नवीकरण के समय उक्त अर्हताओं को रखने की अपेक्षा नहीं होगी : 
परंतु यह और कि उक्त अर्हताएं रजिस्ट्रीकृत कृषि सहकारी संस्थाओं और राज्य विपणन परिसंघों को लागू नहीं होंगी , किंतु वे पूर्वोक्त 
अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को नियोजित करेंगे । "। 
(ii) अनुसूची 1 भाग-क में, उर्वरकों की विशिष्टियां,-- 

( क) उपशीर्ष 1 (ग ) में , स्ट्रेट पोटेसिक उर्वरक , क्रम सं . 4 में , 


4303 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


पोटेसियम क्लोराइड (पोटाश का लवण) (दानेदार), मद सं. (v) में " 3. 35 " के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 

" 4.0 "; 
( ख ) उपशीर्ष 1 ( च ), “ सुक्ष्मपोष्टिक पदार्थ", क्रम सं . 17 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् : -- 
" 18. निर्जल बोरेक्स ( Na2B4O7 ) 
(i) बोरोन भार के प्रतिशत के रूप में ( B के रूप में ), न्यूनतम - 20.5 

भार द्वारा जल में अघुलनशील पदार्थ प्रतिशतता , अधिकतम – 0. 1 
भार द्वारा आर्सेनिक ( As के रूप में ) प्रतिशतता , अधिकतम – 0 . 001 

भार द्वारा सीसा ( Pb के रूप में ) प्रतिशतता , अधिकतम – 0. 001 
(v) उपस्थितिहीन प्रवाही रूप "; 
(iii) अनुसूची 4 भाग- क , जैविक उर्वरक की विशिष्टियां में , क्रम सं . 4 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् 


(iv ) 


( ii ) 


भीतर ) 


" 5 . जैव - समृद्ध जैविक खाद 
भार के अनुसार अधिकतम नमी उपस्थिति 

30 - 40 
कण आकार 

न्यूनतम 90 % सामग्री को 4. 0 मिमी आईएस छलनी 

से निकल जाना चाहिए 
थोक घनत्व ( ग्रा . / से. मी . ) 

< 1. 0 
(iv ) कुल साध्य गणना ( N, P K Zn जीवाणु) या ( N और P जीवाणु) या 5.0 x106 (विनिर्माण की तारीख से 3 महीने के 

( N और Kजीवाणु ) 
( v) भार के अनुसार कुल जैविक कार्बन प्रतिशत न्यूनतम 

14 . 0 
भार के अनुसार कुल नाइट्रोजन ( N के रूप में ) प्रतिशत न्यूनतम 0. 8 
भार के अनुसार कुल फास्फेट ( P2O5 ) न्यूनतम प्रतिशत 

0 . 5 
(viii) भार के अनुसार कुल पोटाश ( K205 ) न्यूनतम प्रतिशत 
(ix ) N, P, K पोषक पदार्थ - NP2O5 और K20 पोषक पदार्थ 3 प्रतिशत 

से कम नहीं होने चाहिए 
( x) C : N अनुपात 

< 18 
( xi) | pH. 

6 . 5 - 8 . 0 
चालकता ( dSm-1) के रूप में से अधिक नहीं 

4 . 0 
अधिकतम भारी धातु अंतर्वस्तु (मिलीग्राम/ किग्रा ) के रूप में 


( vi) 
( vii) 


| 0 . 8 


(xii) 
| ( xiii ) 


आर्सेनिक ( AS2O3 के रूप में ) 


10 .00 


5 .00 


50 . 00 


300 . 00 


कैडमियम ( Cd के रूप में ) 
क्रोमियम ( Cr ) के रूप में 
तांबा ( Cu के रूप में ) 
पारा ( Hg के रूप में ) 
निकल ( Ni रूप में ) 
लीड ( Pb के रूप में ) 
जस्ता (Zn के रूप में ) 


0. 15 
50 . 00 
100. 00 


1000. 00 .”.. 


[ फा . सं. 2- 2/ 2015 उर्वरक विधि ] 


ई . रानी कुमुदिनी , संयुक्त सचिव ( आईएनएम ) 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में सा . का .नि . सं . 758( अ) तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् 
निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया : 


1. सा . का .नि . 201 ( अ ) तारीख 14 फरवरी, 1986 
2. सा . का . नि . 508( अ ) तारीख 19 मार्च, 1986 
3. सा . का . नि . 1160( अ) तारीख 21 अकतूबर , 1986 
4. का . आ . 822 ( अ) तारीख 14 सितम्बर, 1987 
5. का . आ . 1079 ( अ )) तारीख 11 दिसम्बर ,1987 
6. का . आ . 252 ( अ) तारीख 11th मार्च, 1988 
7 . का . आ . 724( अ)) तारीख 28th जुलाई , 1988 
8. का . आ . 725 ( अ) तारीख 28th जुलाई, 1988 
9. का . आ . 940( अ) तारीख 11 अक्तूबर ,1988 
10. का . आ . 498( अ) तारीख 29th जून , 1988 
11. का . आ 581( अ) तारीख 27th जुलाई, 1989 
12. का . आ . 673(अ) तारीख 25h आगस्त,1989 
13. का . आ . 738 ( अ) तारीख 15th सितम्बर,1989 
14. का . आ . 140 ( अ)) तारीख 12th फ़रवरी, 1990 
15. का . आ . 271 ( अ)) तारीख 29th मार्च, 1990 
16. का . आ 403( अ )) तारीख 23 मई ,1990 
17 . का . आ 675( अ ) तारीख 31 आगस्त , 1990 
18. का . आ 261 ( अ) तारीख 16 अप्रैल , 1991 
19. का . आ 444 ( अ ) तारीख 2 जुलाई ,1991 
20 . का . आ 530 ( अ )) तारीख 16th आगस्त ,1991 
21 . का . आ 795 ( अ )) तारीख 22 नवंबर, 1991 
22. का . आ 377( अ) तारीख 29th मई, 1992 
23. का . आ 534 ( अ)) तारीख 20th जुलाई, 1992 
24 . का . आ 826( अ )) तारीख 9 नवंबर, 1992 
25. का . आ 254 ( अ ) तारीख 3rd जून, 1992 
26. का . आ 397 ( अ) तारीख 18th जून ,1992 
27 . का . आ 942( अ ) तारीख 10th दिसम्बर , 1992 
28. का . आ 163( अ) तारीख 14th फ़रवरी, 1994 
29 . का . आ 340( अ ) तारीख 17th अप्रैल , 1995 
30 . का . आ 459( अ ) तारीख 22nd मई ,1995 
31 . का . आ 835( अ) तारीख 12th अकतूबर , 1995 
32. का . आ 575( अ ) तारीख 20th आगस्त ,1996 
33. का . आ 57 ( अ ) तारीख 22 जनवरी, 1997 
34. का . आ 329 ( अ ) तारीख 12 मई ,1999 
35 . का . आ 1068( अ ) तारीख 4 नवंबर , 1999 


36. का . आ 49( अ) तारीख 16 जनवरी,,2003 
37. का . आ 373( अ) तारीख 1 अप्रैल , 2003 
38. का . आ 413 ( अ) तारीख 7 अप्रैल , 2003 
39. का . आ 540 ( अ) तारीख 4 मई, 2003 
40. का . आ 342 ( अ) तारीख 18 मार्च, 2003 
41. का . आ 1722 ( अ) तारीख 17 अकतूबर ,2006 
42. का . आ 2164 ( अ ) तारीख 28 दिसम्बर , 2007 
43. का . आ 837 ( अ ) तारीख 10 अप्रैल , 2008 
44. का . आ 1741 ( अ) तारीख 22 जुलाई ,2008 
45 . का . आ 401 ( अ ) तारीख 5 फ़रवरी , 2009 
46. का . आ 1214 ( अ ) तारीख 14 मई, 2009 
47. का . आ 2803( अ) तारीख 3 नवंबर, 2009 
48. का . आ 49( अ ) तारीख 11 जनवरी,, 2010 
49. का . आ 987( अ) तारीख 29 अप्रैल ,2010 
50. का . आ 1230 ( अ) तारीख 25 मई ,2010 
51. का . आ 1945 ( E0 तारीख 10 अगस्त , 2010 
52. का . आ 2024 ( अ ) तारीख 17 अगस्त , 2010 
53. का . आ 2726( अ ) तारीख 8 नवंबर , 2010 
54. का . आ 2886 ( अ) तारीख 3 दिसम्बर , 2010 
55. का . आ 1023(अ) तारीख 10 मई,2011 
56. का . आ 1169( अ ) तारीख 25 मई , 2011 
57 . 2203( अ ) तारीख 22 सितम्बर , 2011 
58. का . आ 1420( अ) तारीख 22 जून ,2012 
59. का . आ 384 ( अ ) तारीख 15 फ़रवरी, 2013 
60. का . आ 1110( अ ) तारीख 16 मई, 2013 
61 . का . आ 2475 ( अ ) तारीख 16 अगस्त , 2013 
62. का . आ3541 ( अ) तारीख 29 नवंबर, 2013 
63 . का . आ 1181 ( अ ) तारीख 30 अप्रैल , 2014 
64. का . आ 1906( अ ) तारीख 28 जुलाई, 2014 
65. का . आ 2068( अ) तारीख 14 अगस्त , 2014 
66. का . आ . 2969 ( अ ) तारीख 25 नवंबर , 2014 
67 . का . आ . 3254 ( अ) तारीख 23 दिसम्बर, 2014 
68. का . आ 297 . ( अ ) तारीख 31 जनवरी , 2015 
69. का . आ . 1317 ( अ ) तारीख 16 मई , 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 


(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare ) 


ORDER 


New Delhi, the 10th October, 2015 


S . O .2776 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act , 1955 ( 10 of 
1955 ), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order , 1985 , 
namely : 


1 . (i) This Order may be called the Fertiliser (Control) Fourth Amendment Order, 2015 . 


( ii ) It shall come into force on the date of its publication in the OfficialGazette . 
2 . In the Fertiliser (Control) Order, 1985 ,(hereinafter referred to as said Order ), 


(i) in clause 8 of the said Order after sub -clause (3 ), the following sub - clause shall be inserted , namely : 


“ 4 No authorisation letter shall be granted to any applicant under this Order unless the applicant possesses the following 
qualifications, namely : 


(v ) Bachelor of Science in Agriculture from a recognised University or Institute ; or 


(vi) Bachelor of Science in Chemistry from a recognised University or Institute ; or 


(vii )Diploma in Agriculture Science from a recognised University or Institute ; or 


(viii ) Certificate Course on agri-inputs for a minimum period of six months from National Institute of 

Agricultural Extension Management (MANAGE), National Institute of Plant Health Management 
(NIPHM ) and other Government approved institute: 


Provided that the dealers, who have been granted authorisation letter , before the commencement of the Fertiliser 
(Control) Fourth Amendment Order, 2015 shall not be required to possess the qualifications at the time of renewal of 
their authorisation letter. 


Provided further that the said qualifications shall not be applicable to the registered Agricultural Cooperative Societies 
and State Marketing Federations but they shall engage a person with the above qualifications.” 


( ii ) 


in Schedule I Part - A , under the heading ‘SPECIFICATIONS OF FERTILISERS , - 


(a ) in sub -heading 1 (c ), “STRAIGHT POTASSIC FERTILISERS , in serial number 4 , Potassium Chloride 

(Muriate of Potash ) (Granular), in item number( v ), for “ 3. 35 ” , the following shall be substituted , namely ’ 
“ 4 .0 " ; 


(b ) in sub -heading 1(f), ‘MICRONUTRIENTS , after serial no 17 , the following entries shall be inserted , namely : 


‘ 18. Anhydrous Borax (Na2B40 -) 
(vi) Boron (as B ) per cent by weight, minimum – 20 .5 
(vii ) Matter insoluble in water per cent by weight, maximum - 0 .1 
( viii ) Arsenic (as As) per cent by weight, maximum - 0 .001 


( ix ) 


Lead (as Pb ) per cent by weight, maximum - 0 .001 


(x ) 


Appearance Free flowing form . ; 


( iii ) In Schedule IV , Part- A , under the heading SPECIFICATIONS OF ORGANIC FERTILISERS , after serial no 
4 , the following entries shall be inserted , namely : 


[ 471 II - QU5 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ 5 . Bio - enriched Organic Manure 

Moisture percent by weight,maximum 
( ii) Particle size 


30 -40 


Minimum 90 % material should pass through 4.0 mm IS 
sieve 


(iii ) 


Bulk density ( g/cm°) 


< 1.0 


(iv ) 


5 .0 x10° (within 3 months from the date ofmanufacture ) 


Total Viable count ( N , P , K and Zn Bacteria ) or 
(N and P bacteria ) or (N and K Bacteria ) 


14 . 0 


0 .8 


Total organic carbon , per cent by weight, 
minimum 
Total Nitrogen (as N ) per centby weight, 
minimum 
Total Phosphates (as P2O3) per cent. by weight 
minimum 


0.5 


(viii) 


0 . 8 


Total Potash (as K2O ) per cent by weight, 
minimum 


NPK nutrients - Total of N , P2O5and K2O nutrient 
should not be less than 3 % 


C : N Ratio 


< 18 


pH 


6 .5 - 8 .0 


(xi) 
(xii) 
(xiii) 


4 .0 


Conductivity (as dSm ?) not more than 
Heavy metal content (as mg/kg),maximum 
Arsenic (as As2O3) 
Cadmium (as Cd) 
Chromium (as Cr) 


10 .00 


Copper (as Cu ) 


5 . 00 


50 . 00 


Mercury (as Hg) 
Nickel (as Ni) 


300 .00 


Lead ( as Pb ) 


0 . 15 


Zinc (as Zn ) 


50 . 00 


100 .00 


1000 .00 .” 


[F .No. 2 - 2 /2015 Fert Law ] 
I.RANIKUMUDINI, Jt Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Note : The Principal Order was published in the Gazette of India , vide GSR NO .758 ( E ) dated the 25th September, 1985 
and was subsequently amended by: 
1. G .S.R . 201(E ) dated 14th February ,1986 

36 . S .O . 49 (E ) dated 16th January,2003 
2 . G . S .R 508 (E ) dated 19th March , 1986 

37 . S .O . 373 (E ) dated 1st April,2003 
3 . G . S .R .. 1160( E ) dated 21st October , 1986 

38. S .O . 413( E ) dated 7th April,2003 
4 . S .O . 822E ) dated 14th September,1987 

39. S . O . 540 ( E ) dated 4th May ,2003 
5. S .O . 1079 ( E ) dated 11th December,1987 

40 . S . O . 342 ( E ) dated 18th March ,2005 
6 . S . O . 252( E ) dated 11th March ,1988 

41. S . O . 1772 (E ) dated 17th October 2006 
7 . S .O . 724 ( E ) dated 28th July , 1988 

42. S . O . 2164 ( E ) dated 28th December ,2007 
8 . S . O . 725 (E ) dated 28th July , 1988 

43. S .O . 837 ( E ) dated 10th April ,2008 
9 . S . O . 940 ( E ) dated 11th October, 1988 

44 . S . O . 1741(E ) dated 22nd July, 2008 
10 . S .O . 498 ( E ) dated 29th June , 1988 

45 . S . O . 401( E ) dated 5th February, 2009 
11. S .O . 581( E ) dated 27th July, 1989 

46 . S .O . 1214 (E ) dated 14th May ,2009 
12. S .O . 673 ( E ) dated 25th August, 1989 

47. S .O . 2803 (E ) dated 3es November, 2009 
13. S .O . 738 ( E ) dated 15th September, 1989 

48. S.O . 49 (E ) dated 11th January ,2010 
14 . S . O . 140 (E ) dated 12th February, 1990 

49 . S .O . 987 (E ) dated 29th April,2010 
15 . S . O . 271 ( E ) dated 29th March ,1990 

50 . S .O . 1230 ( E ) dated 25th May ,2010 
16 . S . O . 403( E ) dated 23rd MaY , 1990 

51. S .O . 1945 (E ) dated 10th August,2010 
17 . S . O . 675 ( E ) dated 31ST August, 1990 

52. S.O . 2024 (E ) dated 17th August 2010 
18 . S .O . 261(E ) dated 16th April ,1991 

53 . S . O . 2726 ( E ) dated 8th November , 2010 
19 . S .O . 444(E ) dated 2nd July, 1991 

54 . S . O . 2886 (E ) dated 3rd December,2010 
20 . S .O . 530 ( E ) dated 16th August, 1991 

55 . S .O . 1023( E ) dated 10th May ,2011 
21. S . O . 795 ( E ) dated 22nd November, 1991 

56 . S . O . 1169(E ) dated 25th May ,2011 
22 . S .O . 377(E ) dated 29th May , 1992 

57. S . O . 2203( E ) dated 22nd September, 2011 
23 . S . O . 534 (E ) dated 20th July, 1992 

58 . S .O . 1420 (E ) dated 22nd June ,2012 
24 . S . O . 826 ( E ) dated 9th November, 1992 

59. S .O . 384 (E ) dated 15th February , 2013 
25 . S . O . 254 ( E ) dated 3rd June , 1992 

60 . G .R .S . 1110 ( E ) dated 1st May, 2014 
26 . S . 0 . 397 ( E ) dated 18th June , 1992 

61. G .R .S . 2475 (E ) dated 16th August,2013 
27 . S . O . 942 ( E ) dated 10th December , 1992 

62 . G .R .S . 1181( E ) dated 30th April ,2014 
28 . S .O . 163( E ) dated 14th February , 1994 

63 . G . R . S .1906 ( E ) dated 28th July, 2014 
29. S .O . 340 ( E ) dated 17th April, 1995 

64 . G .R . S . 1907 ( E ) dated 28th July , 2014 
30 . S .O . 459 ( E ) dated 22nd May, 1995 

65 . G .R . S .2068( E ) dated 14th August,2014 
31. S .O . 835 (E ) dated 12th October, 1995 

66 . G . R . S .2969( E ) dated 25th November 2014 
32 . S . O . 575 ( E ) dated 20th August, 1996 

67. S. O . No. 3254 (E ) dated 23rd December,2014 
33 . S . O . 57 (E ) dated 22nd January, 1997 

68 . S . O . No.297 (E ) dated 31st January ,2015 
34 . S . O . 329 (E ) dated 12nd May, 1999 

69. S. O . No. 1317 (E ) dated 16th May , 2015 
35 . S .0 .1068( E ) dated 4th November, 1999 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


